NA 

सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 
असाधारण अंक 

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या - 351 राँची , गुरूवार , 


6 श्रावण , 1944 ( श ० ) 

28 जुलाई , 2022 ( ई ० ) 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


संकल्प 
26 जुलाई , 2022 


विषय- राजधानी राँची अवस्थित अलबर्ट एक्का चौक पर Food Over Bridge with provision of 
escalator निर्माण हेतु कुल 16,99,24,400 / - रू ० ( सौलह करोड़ निनान्वे लाख चौबीस हजार चार सौ 
रू ० ) मात्र के लागत की योजना पर प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में । 


ज्ञापांक : - Juidco Ltd. / FOB DPR / Albert Ekka Chowk / 2878 / 2021 / 2572-74 वें संविधान 
संशोधन की 12 वीं अनुसूची के आलोक में राज्य के शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से सरकार 
शहरी क्षेत्र के नागरिकों को मूलभूत नागरिक सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु कृत संकल्प है । 

2. उल्लेखनीय है कि राँची शहर की जनसंख्या घनत्व में लगातार वृद्धि हुई है एवं मूलभूत 
आवश्यकताओं यथा - बाजार , मॉल , शॉपिंग कम्प्लेक्स आदि मेन रोड एवं इसके आसपास के 
सहायक सड़कों के दोनों ओर होने के फलस्वरूप अलबर्ट एक्का चौक के आस - पास पैदल चलने 
वाले लोगों की संख्या अत्याधिक है । साथ ही उक्त स्थल पर गाड़ियों का परिचालन अधिक 
संख्या में होने के कारण पैदल चलने वाले लोगों को सड़क के एक ओर से दूसरी ओर जाने में 
कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 28 जुलाई , 2022 

3. उपर्युक्त अंकित तथ्यों के आलोक में अलबर्ट एक्का चौक पर Food Over Bridge with 
provision of escalator निर्माण कराये जाने की आवश्यकता है , ताकि पैदल चलने वाले लागों 
को आवाजाही में सुगमता हो सके एवं यातायात परिचालन निर्बाध रूप से सम्पादित हो सके । 
4. उक्त के आलोक में राजधानी राँची अवस्थित अलबर्ट एक्का चौक पर Food Over Bridge with 
provision of escalator Tech Mech International Pvt . Ltd. in Consortium 


2 


with Vasudev Infra Planners Pvt . Ltd. द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया गया 
है , जिस पर मुख्य अभियंता , तकनीकी कोषांग , नगर विकास एवं आवास विभाग , राँची , झारखण्ड 
द्वारा निम्नवत तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है : 


SI . 

No. 


1 


2 


3 

4 

5 

6 


7 

A 


B 


C 

8 


9 


Description 


Cost of FOB Work & Electrical 

Cost of Road and other Miscellaneous works ( Footpath , 

Benches , Dustbins , Wall Painting , etc. 

Cost of horticulture work and other beautification 

Drain works 

Utility Shifting cost for water supply 

Utility shifting cost for Tele Communication , Gantry & 

Advertisement Boards 


Utility shifting cost ( Electrical ) 

Cost of Work ( Including Civil , Electrical , Road works . MISC , 

Horticulture & Utility shifting works ) 

GST @ 12 % on A 

Total Cost including GST 

Labour Cess @ 1 % on B 

Total Cost of work ( including GST and Labour cess ) 

Juidco Centage ( @ 7 % on B ) upto 10Cr . 7000000 and 5 % Above 

10 Cr . 


Consultancy Fee @ 3.95 % on C 

Total Project Cost of FOB at Albert Ekka chowk 


Estimated 

Value 

( in Rs . ) 

116620578.15 

5350695.92 


331832.82 

2272680.00 

2251866.49 

1952359.00 


7584280.00 

136364292.38 


16363715.09 

152728007.47 

1527280.07 

154255287.54 

9636400.37 


6032756.30 

169924444.21 

Say 169924400.00 


5. उक्त योजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2022-23 में निम्नांकित बजट शीर्ष में उपबंधित 

राशि से किया जाएगा : 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 28 जुलाई , 2022 


क्र . योजना कार्य 

बजट शीर्ष 

परामर्शी सेवा मुख्य शीर्ष - 2217- शहरी विकास उप मुख्यशीर्ष -80 - सामान्य - लघुशीर्ष - 796 

जनजातिय क्षेत्र उपयोजना - उपशीर्ष - 38- शहरी योजना एवं परियोजना 
प्रबंधन हेतु सहाय्य अनुदान विस्तृत शीर्ष 06- अनुदान - 79 - सहायता 
अनुदान - सामान्य ( गैर वेतन ) कोड- 48522178079638000679 


i 


ii 


शेष योजना 
कार्य 


मुख्य बजट शीर्ष - 4217- शहरी विकास एवं पूँजीगत व्यय - उप मुख्यशीर्ष 
60- अन्य शहरी विकास योजनाएँ- लघुशीर्ष - 796 - जनजातिय क्षेत्र उपयोजना 
उपशीर्ष - 51- वृहत शहरी परियोजना एवं नागरिक आधारभूत संरचना 
विस्तृत शीर्ष - 05- निर्माण- 45 - निर्माण 

कार्य 

कोड 


48S42176079651000545 


6. उक्त योजना नगर विकास एवं आवास विभाग , झारखण्ड , राँची के अंतर्गत स्थापित सर्वश्री 
झारखण्ड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड ( सर्वश्री जुडको लि ० ) द्वारा खुली एवं 
प्रतिस्पर्धी निविदा ( National Competitive Bidding ) के माध्यम से सुयोग्य संवेदक का चयन 
करते हुए कार्यान्वित करायी जाएगी । 


7 . 

उक्त योजना का कार्यान्वयन सर्वश्री झारखण्ड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड 
( सर्वश्री जुडको लि ० ) द्वारा 12 माह की अवधि में पूर्ण की जाएगी । 

8. अतएव उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में समयक विचारोपरान्त राजधानी राँची अवस्थित अलबर्ट 
एक्का चौक पर Food Over Bridge with provision of escalator निर्माण हेतु कुल 
16,99 , 24,400 / - रू ० ( सोलह करोड़ निनान्वे लाख चौबीस हजार चार सौ रू ० ) के लागत की 
योजना पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

9. उक्त योजना पर दिनांक 05.07.2022 को सम्पन्न राज्य योजना प्राधिकृत समिति की बैठक में 
स्वीकृति प्रदान की गई है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

विनय कुमार चौबे , 

सरकार के सचिव 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 351-50 


3 


